निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 ज्येष्ठ 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 711 ) पटना, वृहस्पतिवार , 20 जून 2019 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

19 जून 2019 
सं0 01 / स्था0( ले०से0) - 06 / 2019- 5099 / वि० — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या - 03 / 2015 
के अधीन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार लेखा सेवा के अन्तर्गत लेखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु 
अनुशंसित कुल - 100 अभ्यर्थियों में से कुल - 98 ( अन्ठानवे) लेखा पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या - 1683 
दिनांक - 15.02.2019 द्वारा औपबंधिक रूप से लेखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की गयी, जिसके आलोक में 
मो० गुलफाम आजम, नवनियुक्त लेखा पदाधिकारी द्वारा योगदान दिनांक - 31 . 05.2019 के अपराह्न में समर्पित किया 
गया । मो० गुलफाम आजम, परिक्ष्यमान लेखा पदाधिकारी, गृह जिला - नालंदा, मेधा क्रमांक 79, रौल नं० - 209119 , 
आरक्षण कोटि - 04 को औपबंधिक रूप से अपुनरीक्षित पे बैण्ड ₹ 9300 - 34 ,800 / - ग्रेड पे ₹ 4800 / - ( पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल - 09 )( ₹ 53, 100 - 1,67, 800 / - ) में दिनांक 31.05.2019 के अपराह्न से योगदान स्वीकृत करते हुए 
कोषागार में दो माह का , जिला भविष्य निधि कार्यालय में एक माह का एवं जिला लेखा कार्यालय में एक माह का 
प्रशिक्षण हेतु सहायक कोषागार पदाधिकारी , बेगुसराय के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदशे से , 

शिव शंकर मिश्र , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 711 -571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih. nic.in 


